रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप- खण्ड ( ii ) 
PARTII - Section 3 -- Sub - section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, बुधवार , जून 30, 2004/ आषाढ़ 9, 1926 
NEW DELHI , WEDNESDAY, JUNE 30 , 2004/ ASADHA 9, 1926 


सं. 580 ] 
No. 580 ] 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 


अधिसूचना 


मुम्बई , 18 जून , 2004 
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना ) 

( संशोधन ) विनियम, 2004 
का . आ . 745 ( अ ). - बोर्ड , कंपनी अधिनियम , 1956 (1956 का 1) की धारा 77क 
की उप - धारा ( 2) के खंड ( च ) के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 
अधिनियम , 1992 (1992 का 15 ) की धारा 30 की उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( प्रतिभूतियों को क्रय 
द्वारा वापस लेना) विनियम , 1998 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम 
बनाता है , अर्थात् : 


1.(i) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( प्रतिभूतियों को क्रय 

द्वारा वापस लेना) ( संशोधन) विनियम , 2004 कहा जायेगा । 


(ii ) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे | 


2. 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना ) 
विनियम , 1998 में , 


2003 GI/ 2004 


-...------ 


. 


. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(i) 


PART I---SEC.3(i)] 
विनियम 2 में , उप -विनियम (1) में , 
( क) खंड ( ङ ) में , शब्दों " विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों " के लिए, शब्द " शेयरों 
__ या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों " प्रतिस्थापित किये जायेंगे । 


............. 


( ख ) खंड ( ण) में , शब्दों " विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों " के लिए , शब्द " शेयरों 

या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों " प्रतिस्थापित किये जायेंगे । 


. 


. 


.. 


(ii) विनियम 3, निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा , अर्थात् : 


" लागू होना 


3.(1) ये विनियम स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी के शेयरों या अन्य 

विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेने के लिए लागू 
होंगे । 


( 2) उप -विनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी , स्टॉक 

एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी इसके शेयरों या अन्य विनिर्दिष्ट 
प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस नहीं लेगी कि इसके शेयर या 
अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ स्टॉक एक्सचेंज से असूचीबद्ध हो 
जायें । " 


. (iii) 


विनियम 4 में , 


....... 


- 


-- 


- 


.. 


. 


( क) शीर्षक में , शब्दों "विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों " के लिए, शब्द " शेयरों 

या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों "- प्रतिस्थापित किये जायेंगे | 


( ख) उप-विनियमों (1) और (3) में , शब्दों " विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों " के 

लिए, शब्द " शेयरों या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों " प्रतिस्थापित 
किये जायेंगे , और उप-विनियम (2 ) में शब्द " विनिर्दिष्ट 
प्रतिभूतियाँ " के लिए , शब्द " शेयर या अन्य विनिर्दिष्ट 
प्रतिभूतियाँ " प्रतिस्थापित किये जायेंगे । 


(iv ) विनियम 5 में , उप -विनियम ( 2) में , शब्दों " विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ " के 

लिए , शब्द " शेयर या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ " प्रतिस्थापित किये 
जायेंगे । 


[ भाग II - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र ; असाधारण 


विनियम 5क में , उप -विनियमों (1) और ( 2) में , शब्दों "इसकी 
प्रतिभूतियों ", जहाँ कहीं भी ये प्रकट होते हों , के लिए शब्द " इसके शेयरों 
या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों" प्रतिस्थापित किये जायेंगे, और शब्दों 
" की प्रतिभूतियाँ", जहाँ कहीं भी ये प्रकट होते हों , के लिए शब्द " के शेयर 
या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ" प्रतिस्थापित किये जायेंगे । 


विनियम 6 में , शब्दों " विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों " के लिए, शब्द " शेयरों या 
अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों " प्रतिस्थापित किये जायेंगे | 


( vii ) 


विनियम 7 में , शब्दों "विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों ", जहाँ कहीं भी वे प्रकट होते 
हों , के लिए शब्द " शेयरों या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों " प्रतिस्थापित 
किये जायेंगे । 


( viii) 


विनियम 8 में , 


( क ) उप -विनियम (1) में , शब्दों " विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों " के लिए, शब्द 

" शेयरों या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों " प्रतिस्थापित किये 
जायेंगे । 


( ख ) उप -विनियम (3) के लिए , निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया 

जायेगा , अर्थात् : 


"(3) विनिर्दिष्ट तारीख सार्वजनिक घोषणा की तारीख से तीस 
दिनों के अपश्चात् नहीं होगी । " 


(ix ) विनियम 9 में , उप- विनियम (4) में , शब्दों "विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों ", जहाँ 

कहीं भी वे प्रकट होते हों , के लिए शब्द " शेयरों या अन्य विनिर्दिष्ट 
प्रतिभूतियों " प्रतिस्थापित किये जायेंगे , और उप-विनियम (5) में शब्दों 
" विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ " के लिए शब्द " शेयर या अन्य विनिर्दिष्ट 
प्रतिभूतियाँ " प्रतिस्थापित किये जायेंगे । 


विनियम 11 में , उप -विनियम (1) में , शब्दों " पड़ी रकम " के पश्चात् और 
शब्दों " के साथ" के पूर्व, शब्द " के नब्बे प्रतिशत " अंतःस्थापित किये जायेंगे । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Part II — SEC . 3 (ii) 


- 


- 


( xi ) 


विनियम 12 में , 


( क) . उप -विनियम (1 ) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया 

जायेगा , अर्थात् : 


"(1) कंपनी शेयरों या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की स्वीकृति 
की तारीख के पंद्रह दिनों के भीतर निर्गम रजिस्ट्रार या मर्चेट 
बैंककार और कानूनी लेखापरीक्षक की उपस्थिति में इस प्रकार 
क्रय द्वारा वापस ली गई प्रतिभूति के प्रमाणपत्रों को निर्वापित और 
भौतिक रूप से नष्ट करेगी । 


.. 


. 


परंतु यह कि कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि क्रय द्वारा वापस ली 
गई समस्त प्रतिभूतियाँ क्रय द्वारा वापस लेने के पूरा होने की 
अंतिम तारीख के सात दिनों के भीतर निर्वापित हो जायें । " 


( ख ) उप-विनियम ( 2) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया 

जायेगा, अर्थात् : 


"(2) क्रय द्वारा वापस लेने के लिए प्रस्तावित शेयरों या अन्य 
विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों को यदि पहले ही से अभौतिकीकृत हों 
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और संहभागी ) 
विनियम , 1996 और उसके अधीन विरचित उप -विधियों के अधीन 
विनिर्दिष्ट रीति से निर्वापित और नष्ट किया जायेगा । " 


उप- विनियम (3) के लिए , निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया 
जायेगा, अर्थात् : 


the 


"(3)( क) कंपनी , बोर्ड को अनुपालना प्रमाणित करते हुए उप 
विनियम ( 1) में यथा विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र देगी और जो - 


(i) रजिस्ट्रार और जब कभी रजिस्ट्रार न हो तो मर्चेट 

बैंककार ; . 
कंपनी के दो निदेशकों जिनमें से एक प्रबंध निदेशक 

होगा जहां एक हो ; 
(iii) कंपनी के कानूनी लेखापरीक्षक 


[ भाग II --- खण्ड 3(ii ) ] 


भारत का रामपत्र : असाधारण 


द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित और सत्यापित होगा । 


( ख ) खंड ( क ) के अधीन अपेक्षित प्रमाणपत्र बोर्ड को मासिक 
आधार पर उस मास के उत्तरवर्ती मास के सातवें दिन तक 
दिया जायेगा जिसमें प्रतिभूति प्रमाणपत्रों को निर्वापित और 
नष्ट किया जाता है । " 


( घ ) उप -विनियम (4) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया 

जायेगा, अर्थात् : 


"(4 ) कंपनी , उप -विनियम (1) के अधीन निर्वापित और नष्ट किए 
गए प्रतिभूति प्रमा . पत्रों की विशिष्टियाँ , स्टॉक एक्सचेंजों जहाँ 
कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं को मासिक आधार पर उस मास के 
उत्तरवर्ती मास के सातवें दिन तक देगी जिसमें प्रतिभूति प्रमाणपत्रों 
को निर्वापित और नष्ट किया जाता है । " 


( xii ) विनियम 13 में , शब्दों " विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के लिए, शब्द " शेयरों या 

अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों " प्रतिस्थापित किये जायेंगे | 


विनियम 14 में , उप -विनियमों ( 1) और (2 ) में , शब्दों "विनिर्दिष्ट 
प्रतिभूतियों के लिए , शब्द " शेयरों या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों " 
प्रतिस्थापित किये जायेंगे | 


( xiv ) 


विनियम 15 में , 


( क) 


आरंभिक वाक्य में और खंड ( ख ) में शब्दों " विनिर्दिष्ट 
प्रतिभूतियों " के लिए , शब्द " शेयरों या अन्य विनिर्दिष्ट 
प्रतिभूतियों " प्रतिस्थापित किये जायेंगे , और खंड ( च ) में शब्दों 
" विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ " के लिए, शब्द " शेयर या अन्य विनिर्दिष्ट 
प्रतिभूतियाँ " प्रतिस्थापित किये जायेंगे | 


( ख) खंड ( छ) के लिए , निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा , 

अर्थात् :- . 


२००36204-२ 


"( छ) क्रय द्वारा वापस लेना केवल राष्ट्रव्यापी व्यापारिक टर्मिनलों 
वाले स्टॉक एक्सचेंजों में ही किया जायेगा । " 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PARTII - SEC . 3(ii) ] 


( ग) खंड ( ज ) में , शब्दों " विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के लिए, शब्द "शेयरों 

या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों " प्रतिस्थापित किये जायेंगे । 


. 


...... 


--... 


( घ) खंड ( झ) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा , 

अर्थात् : 


.......... 


. 


. 


. 


. 


.... 


"( झ) कंपनी और मर्चेर बैंककार क्रय द्वारा वापस लिए गए शेयरों 
या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों संबंधी जानकारी , स्टॉक 
एक्सचेंजों को दैनिक आधार पर प्रस्तुत करेंगे और उक्त जानकारी 
को राष्ट्रीय दैनिक में पाक्षिक आधार पर प्रकाशित करेंगे और हर 
समय जब क्रय द्वारा वापस लिये जाने का अतिरिक्त पाँच प्रतिशत 
पूरा हो गया हो । 


परंतु यह कि जहाँ विशिष्ट कालावधि के दौरान कोई क्रय द्वारा 
वापस न लिया गया हो कंपनी और मर्चेट बैंककार से यह अपेक्षित 
नहीं होगा कि वे राष्ट्रीय दैनिक में ब्यौरे प्रकाशित करें । " 


विनियम 17 में , आरंभिक वाक्य में शब्दों " विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों " के 
लिए, शब्द " शेयरों या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों " प्रतिस्थापित किये 
जायेंगे और उप-विनियम (1) में , खंड (ट) में शब्दों " विनिर्दिष्ट 
प्रतिभूतियाँ " के लिए, शब्द " शेयर या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ " 
प्रतिस्थापित किये जायेंगे । 


( xvi) 


विनियम 19 में , शब्दों " विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों ", जहाँ कहीं भी वे प्रकट 
होते हों , के लिए शब्द " शेयरों या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों " 
प्रतिस्थापित किये जायेंगे , और शब्दों "विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ", जहाँ कहीं 
भी वे प्रकट होते हों , के लिए शब्द " शेयर या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ " 
प्रतिस्थापित किये जायेंगे । 


.."- 





" 


-... 


( xvii) 


विनियम 25 में , उप-विनियम (1) में , खंड ( ग) में , शब्दों " विनिर्दिष्ट 
प्रतिभूतियाँ" के लिए , शब्द " शेयर या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ " 
प्रतिस्थापित किये जायेंगे । 


( xviii) 


अनुसूची | में , 


[ भाग 


- खण्ड 3 (ii )]] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( क ) 


खंड ( vii ) में , उप- खंड ( ख ) में , शब्दों " इक्विटी शेयरों " के लिए , 
शब्द " शेयरों या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों " प्रतिस्थापित किये 
जायेंगे । 


( ख ) खंड (viii) में , शब्दों "विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों ", जहाँ कहीं भी वे 

प्रकट होते हों , के लिए शब्द " शेयरों या अन्य विनिर्दिष्ट 
प्रतिभूतियों " प्रतिस्थापित किये जायेंगे । 


( xix ) 


अनुसूची || में , 


( क ) खंड 18 में , शब्दों " इक्विटी शेयरों " के लिए, शब्द "शेयरों या अन्य 

विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों" प्रतिस्थापित किये जायेंगे | 


( ख) खंड 24 के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा , 

अर्थात्ः 


" 24 . सार्वजनिक घोषणा पर तारीख डाली जायेगी और यह कंपनी 
के निदेशक बोर्ड की ओर से इसके प्रबंधक या सचिव द्वारा 
हस्ताक्षरित होगा , यदि कोई हो , और कंपनी के दो निदेशकों से 
कम द्वारा नहीं जिनमें से एक प्रबंध निदेशक होगा जहां एक हो । " 


( xx ) 


अनुसूची || |में , 


( क ) 


खंड 18 में , शब्दों " इक्विटी शेयरों " के लिए, शब्द " शेयरों या अन्य 
विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों " प्रतिस्थापित किये जायेंगे । 


( ख ) 


खंड 23 में , 


(i) पैरा (1) में , शब्दों "पूर्णकालिक निदेशकों " के लिए शब्द 

" कंपनी के निदेशकों जिनमें से एक प्रबंध निदेशक होगा 

जहां एक हो " प्रतिस्थापित किये जायेंगे | 
(ii) पैरा ( 2 ) में शब्दों " पूर्णकालिक निदेशकों द्वारा , जिनमें से 

एक प्रबंध निदेशक होगा" के लिए शब्द " कंपनी के 
निदेशकों द्वारा जिनमें से एक प्रबंध निदेशक होगा जहां 
एक हो " प्रतिस्थापित किये जायेंगे । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC .3(ii)] 


( ग) खंड 26 के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा , . 

अर्थात् : 


" 26 . प्रस्ताव पत्र पर तारीख डाली जायेगी और यह कंपनी के 
निदेशक बोर्ड की ओर से इसके प्रबंधक या सचिव द्वारा 
हस्ताक्षरित होगा , यदि कोई हो , और कंपनी के दो निदेशकों से 
कम द्वारा नहीं जिनमें से एक प्रबंध निदेशक होगा जहां एक हो । " 


[ फा . सं. भाप्रविबो/विकावि/ नीप्र /12752 / 2004 ] 


ज्ञानेन्द्र नाथ बाजपेयी, अध्यक्ष 
पादटिप्पण : 1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) विनियम, 
1998, मूल विनियम, सा. का .नि. सं. 975 ( अ), 14 नवम्बर , 1998 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे। 


2. यह तत्पश्चात् - 
( क) 21 सितंबर 1999 को भाप्रविबो ( प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना ) 

(संशोधन ) विनियम , 1999 , का . आ . 776 ( अ ) द्वारा 


( ख ) 28 नवंबर 2001 को भाप्रविबो ( प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) ( संशोधन ) 

विनियम , 2001 , का . आ . 1181 ( अ) द्वारा संशोधित हुआ था । 


SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA 


NOTIFICATION 


Mumbai, the 18th June, 2004 
Securities and Exchange Board of India (Buy - back of Securities ) (Amendment ) 

Regulations , 2004 
S. 0 . 745( E ). -~-In exercise of powers conferred by sub - section ( 1) of section 30 of the 
Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with clause (f) of sub 
section (2 ) of Section 77A of the Companies Act , 1956 ( 1 of 1956) the Board hereby 
makes the following regulations to amend the Securities and Exchange Board of India 
( Buy- Back of Securities) Regulations, 1998, namely: 
1. (i) These regulations shall be called the Securities and Exchange Board of India ( Buy. 

Back of Securities ) (Amendment) Regulations, 2004 . . . 
( ii ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 


[ YM II - UUS 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2 . In the Securities and Exchange Board of India (Buy- Back of Securities ) Regulations 

1998 , 
(1) In regulation 2, in sub- regulation (1), 
(a ) in clause (e ), for the words " specified securities ", the words “ shares or other 

specified securities” shall be substituted . 
(b ) in clause (0 ), for the words " specified securities ", the words “ shares or other 

specified securities ” shall be substituted . 
(ii) Regulation 3, shall be substituted by the following, namely -. 


“ Applicability 


3. (1) These regulations shall be applicable to buy-back of shares or other specified 
securities of a company listed on a stock exchange . 
(2 ) Notwithstanding anything contained in sub- regulation (1), a company listed on 
a stock exchange shall not buy -back its shares or other specified securities so as to 
delist its shares or other specified securities from the stock exchange.” 


( 11 ) In regulation 4 , 

(a) in the heading, for the words " specified securities ", the words “ shares or other 
specified securities” shall be substituted . 
(b) in sub - regulations (1), (2 ) and (3), for the words " specified securities", the 

words " shares or other specified securities” shall be substituted . 
( iv ) In regulation 5, in sub - regulation (2), for the words " specified securities" , the 

words “ shares or other specified securities” shall be substituted . 
(v) In regulation 5A , in sub- regulations (1) and (2 ), for the word " securities ", wherever 

it appears , the words " shares or other specified securities ” shall be substituted. 
( vi ) In regulation 6 , for the words " specified securities ", the words “ shares or other 

specified securities ” shall be substituted . 
(vii ) In regulation 7, for the words " specified securities" wherever they appear, the 

words “ shares or other specified securities ” shall be substituted . 
( viii ) In regulation 8, 
(a ) in sub- regulation (1), for the words " specified securities ", the words " shares or 

other specified securities ” shall be substituted . 
TO GI / 04 -3 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II--- Sec . 3(ü )] 


....... 


.... 


... 


... 


..... 


. 


........... 


(b ) for sub regulation (3) , the following shall be substituted, namely 

“ 3 ) The specified date shall not be later than thirty days from the date of the 

public announcement.” 
(ix ) In regulation 9, in sub - regulations (4 ) and (5 ), for the words " specified 

securities ” , wherever they appear, the words “ shares or other specified securities ” 

shall be substituted . 
(x ) In regulation - 11, in sub- regulation (1 ), after the words “ together with ” and before 

the words “ the amount” , the words “ ninety per cent. of Shall be inserted . 
( xi) In regulation 12, 
(a) for sub -regulation (1), the following shall be substituted ,namely 

" (1) The company shall extinguish and physically destroy the security 
certificates so bought back in the presence of a Registrar to issue or the 
Merchant Banker and the Statutory Auditor within fifteen days of the date 
of acceptance of the shares or other specified securities . 
Provided that the company shall ensure that all the securities bought - back 
are extinguished within seven days of the last date of completion of buy - 

back .” 
(b) in sub- regulation (2) for the words " specified securities ", the words “ shares or 

other specified securities” shall be substituted . 
(c) for sub -regulation (3), the following shall be substituted , namely : 

“ (3) (a) The company shall, furnish a certificate to the Board 
certifying compliance as specified in sub -regulation (1) and 
duly certified and verified by - 
(i) the registrar and whenever there is no registrar by the merchant 
banker ; 
(ii) two directors ofthe company one of whom shall be a managing 
director where there is one; 

(iii) the statutory auditor of the company, 
(b ) The certificate required under clause (a ) shall be furnished to the 
Board on a monthly basis by the seventh day of the month 
succeeding the month in which the securities certificates are 
extinguished and destroyed.” 


[ 471 II - Qu5 3 ( ii ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(d ) for sub -regulation (4 ), the following shall be substituted , namely : 
" (4 ) The company shall furnish , the particulars of the security certificates 

extinguished and destroyed under sub -regulation (1), to the stock exchanges 
where the shares of the company are listed on a monthly basis by the seventh 
day of the month succeeding the month in which the securities certificates 

are extinguished and destroyed .” 
( xii) In regulation 13 , for the words " specified securities ", the words “ shares or other 

specified securities ” shall be substituted . 
(xiii ) In regulation 14 , in sub -regulations (1) and (2), for the words " specified 

securities " , the words “ shares or other specified securities” shall be substituted . 
(xiv ) In regulation 15, 
(a) in the opening sentence and in clauses (b ) and (f) for the words " specified 

securities", the words “ shares or other specified securities ” shall be substituted . 
(b ) for clause (g ) , the following shall be substituted , namely 


" (g) The buy-back shall be made only on stock exchanges having nationwide 
trading terminals;" 


(c) in clause (h ) , for the words " specified securities ", the words “ shares or other 

specified securities ” shall be substituted . 
(d ) for clause (i) , the following shallbe substituted , namely 

" (i) The company and the merchant banker shall submit the information 
regarding the shares or other specified securities bought- back , to the stock 
exchange on a daily basis and publish the said information in a national 
daily on a fortnightly basis and every time when an additional five per cent 
of the buy -back has been completed . 
Provided that where there is no buy back during a particular period the 
company and the merchant banker shall not be required to publish the 
details in a national daily .” 


(XV) In regulation 17 , in the opening sentence and in sub -regulation (1), in clause (k ), 

for the words " specified securities ", the words “ shares or other specified securities ” 

shall be substituted . 
2003 GI104 - 4 


12 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II-- Sec. 3(ü )] 


(xvi ) In regulation 19 , for the words " specified securities", wherever they appear, the 

words " shares or other specified securities” shall be substituted . 
(xvii) In regulation 25 in sub-regulation (1), in clause (c), for the words " specified 

securities", the words “ shares or other specified securities ” shall be substituted . 
(xviii) In Schedule 1, 


(a) in clause ( vii ), in sub - clause (b), for the words " equity shares", the 

words“ shares or other specified securities” shall be substituted . 


(b) in clause ( viii ), for the words " specified securities ", wherever they 

appear , the words “ shạres or other specified securities” shall be 

substituted . 
( xix ) In Schedule II , 

(a ) in clause 18 , for the words " equity shares ", the words “ shares or other 
specified securities” shall be substituted . 
(b ) for clause 24, the following shall be substituted namely 


“ 24 . The Public announcement shall be dated and signed on behalf 
of the Board of Directors of the company by its manager or 
secretary , if any, and by not less than two directors of the company 
one of whom shall be a managing director where there is one." 


(xx ) In Schedule III, 

(a) in clause 18 , for the words " equity shares ", the words " shares or 

other specified securities” shall be substituted . 
(b ) in clause 23, 

in para (1), for the words “ whole time directors” the words 
" directors of the company one of whom shall be a managing 
director where there is one shall be substituted . 
in para (2 ) for the words “ whole time directors , one of 
whom shall be managing director” the words “ directors of 
the company one of whom shall be a managing director 
where there is one shall be substituted . 


(ii) 


[ TI- CUS 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(c) for clause 26 , the following shall be substituted , namely 


“ 26 . The letter of offer shall be dated and signed on behalf of the 
Board of Directors of the company by its manager or secretary , if 
any, and by not less than two directors of the company one ofwhom 
shall be a managing director where there is one.” 


[F .No. SEBILAD /DOP/ 12752 /2004 ] 

G . N .BAJPAI, Chairman 


Footnote : 1. Securities and Exchange Board of India (Buy -back of Securities ) Regulations, 1998, the principal regulations, 

were published in the Gazette of India on November 14 , 1998 ; vide G . S. R . No. 975 ( E ). 


2 . 


It was subsequently amended - 

(a ) on September 21 , 1999 by SEBI (Buy -Back of Securities) (Amendment) 

Regulations, 1999 vide S. O . 776 (E ). 
(b ) on November 28 , 2001 by SEBI (Buy -Back of Securities ) (Amendment ) 

Regulations, 2001 vide S .O . 1181(E ). 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


